निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HD 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं o पटना 169 ) पटना , शुक्रवार , 

28 फरवरी 2020 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2020 
सं ० - एल / एच ० जी०-14-03 / 2017-1815-- श्रीमती ममता कुमारी, तत्कालीन जिला समादेष्टा , बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी, मुंगेर सम्प्रति जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सिवान को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन ) 
संहिता -2014 के नियम -220 ए के अंतर्गत पुत्री के इलाज एवं विशेष देखभाल हेतु दिनांक -01.10.2018 से 30.11.2018 
तक कुल 61 (एकसठ) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. समादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -570, दिनांक -06.02.2020 के द्वारा यह 
प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति ससमय प्रदान नहीं होने के कारण श्रीमती ममता 
कुमारी, जिला समादेष्टा के द्वारा अवकाश का उपभोग नहीं किया गया । 

3. उक्त के आलोक में श्रीमती ममता कुमारी, तत्कालीन जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुंगेर सम्प्रति 
जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सिवान को दिनांक -01.10.2018 से 30.11.2018 तक कुल 61 (एकसठ ) दिनों 
का स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश को रदद किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश 

कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 169-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


